न 


Mum 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 पौष , 1940 ( श० ) 


संख्या - 97 राँची, सोमवार , 


4 फरवरी, 2019 (ई० ) 


कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 

( कृषि प्रभाग ) 


संकल्प 
1 नवम्बर , 2018 


विषय : 


झारखण्ड राज्य में 10 ( दस ) अतिरिक्त नये कृषि विज्ञान केंद्र खोलने हेतु कुल राशि 
रू . 36 , 29, 80 , 000. 00 ( छत्तीस करोड़ उन्नतीस लाख अस्सी हजार रू० ) मात्र की 
स्वीकृति के संबंध में । 


संख्या -05/ बी०ए०यू०( KVK)- 10/ 2017/ 3310 -- कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के 
अधीन कृषि विस्तार हेतु एक अग्रणी एवं आदर्श अभिनव संस्था के रूप में कार्य करती है । कृषि 
विज्ञान केंद्र कृषि क्षेत्र के तकनीकी मूल्यांकन परिसंस्करण प्रचार - प्रसार , कृषको , ग्रामीण युवकों/ युवतियों 
के व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही राज्य सरकार एवं सलाहकार तथा चयनित ऐजेंसी के 
पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। कृषि भूमि का प्रयोगशाला की तरह जाँच करना उनका राष्ट्रीय स्तर 
पर प्रदर्शन कराना शोध परियोजनाओं के परिचालन और इंस्टीच्युट विलेज लिंकेज प्रोग्राम संचालित 
करना कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य हैं । 
2. यह कृषि जनित तकनीकों को किसानों तक पहुँचाने की अद्वितीय योजना है । कृषि विज्ञान केंद्र 

कृषकों , ग्रामीणों और ग्रामीण युवाओं के कृषि संबंधी ज्ञान-विज्ञान का मुख्य केंद्र है । 


3 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 4 फरवरी , 2019 
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की शतप्रतिशत वित्तीय सहायता से झारखण्ड के 
24 जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गयी है, जिनमें 16 बिरसा कृषि 
विश्वविद्यालय , 4 गैर सरकारी संस्थान , 3 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय संस्थान 
एवं एक जिला प्रशासन के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं । जिले के विस्तृत क्षेत्रफल एवं 
सीमित संसाधन के कारण कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा सुदूर क्षेत्रों के किसानों को उन्नत कृषि 
तकनीकी सहायता प्रभावशाली रूप से नहीं पहुंच पा रही है । अत: Rural Outreach को बढ़ाने के 
लिए 10 अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र का प्रतिवेदन प्रस्तावित किया गया है । इन अतिरिक्त 
10 कृषि विज्ञान केन्द्र के स्थल का चयन , प्रक्षेत्र हेतु जमीन की उपलब्धता ( न्यूनतम 25 
एकड़ ) एवं जिला के क्षेत्रफल के अनुसार किया गया है । 


झारखण्ड राज्य में वृहत पैमाने पर कृषि तकनीकों की आवश्यकता हेत् फसलों के पर्याप्त 
उत्पादन मे सतत् तकनीकी संवर्द्धन के साथ पशुधन एवं वन्यधन तथा मत्स्य के पर्याप्त 
उत्पादन के लिए 10 अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पर विचार किया जा रहा है । 


कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए आवश्यक एवं मूलभूत संरचना/ढांचागत संरचना 
उपलब्ध नहीं है । दस नये कृषि विज्ञान केन्द्र हेतु नई संरचना का निर्माण किया जाना है । 
नए स्थापित किए जाने वाले 10 अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र , बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 

द्वारा संचालित होंगे । 
7. झारखण्ड राज्य में पूर्व से संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 

मार्गनिर्देशिका के आलोक में शतप्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता से संचालित है । राज्य 
सरकार द्वारा 10 प्रस्तावित कृषि विज्ञान केन्द्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 
मार्गनिर्देशिका के अंतर्गत राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से संचालित होंगे एवं राज्य 

सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेंगे । 
8. प्रस्तावित 10 नये कृषि विज्ञान केंद्र निम्न 10 जिलों में स्थापित किये जाएँगे । 


SI. No . 


Remarks 
Only one separable Farm 


2 


| 


District 
Palamu 
Ranchi 
Hazaribagh 
Giridih 
Gumla 
East Singhbhum 
Sahibganj 
Garhwa 
Deoghar 
Dhanbad 


Sub - Division 
Daltonganj 
Bundu 
Barhi 
Dhanwar 
Gumla 
Ghatsila 
Rajmahal 
Nagarutari 
Madhupur 
Dhanbad 


Block 
Lesliganj 
Tamar 
Barhi 
Dhanwar 
Gumla 
Bahragora 
Rajmahal 
Bhavnathpur 
Palajori 
Tundi 


Place /Farm 
Basaura 

Tamar 
| Barhi 
Dhanwar 
Chandari 
Bahragora 
Rajmahal 
Bansani 
Palajori 
Tundi 


Only one separable Farm 


9. 


एक कृषि विज्ञान केंद्र में प्रस्तावित आवर्तक व्यय रू० 84.98 लाख ( चौरासी लाख अन्ठानबे हजार 
रूपये) की व्यय विवरणी निम्नलिखित है: 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 4 फरवरी, 2019 


Recurring Budget for establishment of one KVK 


(Rs. in lakh ) 


SL . No . 


Item 


Recurring 


Pay & Allowances 


75 . 98 


T . A . 


1 . 00 


Contingency (Office Expences), POL , Training , FLD , OFT) 


8 . 00 


Total 


84. 98 


10. 


एक कृषि विज्ञान केंद्र में प्रस्तावित अनावर्तक व्यय रू० 278. 00 लाख ( दो करोड़ अठहत्तर लाख 
रूपये) की व्यय विवरणी निम्नलिखित है: 


Non - Recurring Budget for establishment of one KVK 


(Rs. in lakh ) 


SL. No . 


Item 


1. 


Non -Recurring 


Civil Work 


60. 00 


• 
• 


Administrative buildngs (500 sqm ) 
Trainees Hostel ( 300 sqm ) 


32 . 00 


• 


Fencing 


40. 00 


• 


Staff Quarter 


51. 00 


• 


Soil & Water Testing Lab. with equipments 


20. 00 


• 


Demonstration unit -2 with equipments 


30 . 00 


Office equipments, Furniture and Furnishing 


30 . 00 


Vehicle 


15 . 00 


Total | 


278. 00 


11. 10 कृषि विज्ञान केंद्र के स्थापना के लिए अनुमानित आवर्तक व्यय राशि 

रू० 84.98 लाख x 10 = 849.80 लाख ( आठ करोड़ उनचास लाख अस्सी हजार रू०) एवं अनावर्तक 
व्यय राशि रू० 278.00 लाख x 10 = 2780. 00 लाख रू0 ( सत्ताईस करोड़ अस्सी लाख रू०) अर्थात 
कुल राशि रू० 3629 . 80 लाख ( छत्तीस करोड़ उन्नतीस लाख अस्सी हजार रू०) मात्र की स्वीकृति 

का प्रस्ताव है । 
12. उपर्युक्त योजना का क्रियान्वयन निम्न शीर्ष से किया जायेगा तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष बजटीय 

उपबंध अनुपूरक के माध्यम से किया जायेगा: 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 4 फरवरी , 2019 

बजटशीर्ष 
मुख्यशीर्ष-2415 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा , 
उपमुख्यशीर्ष-80 - सामान्य 
लघुशीर्ष-796-जनजातिय क्षेत्रीय उपयोजना , 
उपशीर्ष-04-बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को सहाय्य अनुदान 
विस्तृतशीर्ष- 06- अनुदान 
46 - सहायता अनुदान सामान्य ( वेतन ) 
( 01S241580796040646 ) 
79- सहायता अनुदान सामान्य ( गैर वेतन ) 
( 015241580796040679 ) 


13. सिविल वर्क से संबंधित कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रांची द्वारा किया 

जायेगा । 


ह०/ 


पूजा सिंघल , 


सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 97 -- 50 


